निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 491 ) 


6 आषाढ़ 1935 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 27 जून 2013 


पथ निर्माण विभाग 


- - 


- - 


अधिसूचना 

25 मार्च 2013 
सं० निग / सारा - 4 (पथ)- 75 / 03 - 2533 ( एस ) – बिटुमेन प्राप्ति में बरती गयी अनियिमतता से संबंधित 
सी . बी . आई . कांड संख्या - आर . सी . 29 ए / 97 पैट में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , पटना के पत्रांक 345 दिनांक 
10 - 06 - 03 द्वारा श्री ओम प्रकाश प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता , पथ प्रमंडल, सुपौल के विरूद्ध की 
गयी वृहद दंड के अनुशंसा जो गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक 5931 दिनांक 20 - 06 - 03 के माध्यम से प्राप्त 
हुआ के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक 6998 ( एस ) दिनांक 05 - 11-04 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गयी । श्री प्रसाद के दिनांक 31- 01 - 09 को सेवानिवृत होने के कारण उक्त विभागीय 
कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक 3400 ( एस ) दिनांक 09- 04 -09 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी ) 
के तहत सम्परिवर्तित किया गया । उक्त पदस्थापन से ही संबंधित सी . बी . आई. कांड संख्या - आर . सी . 32 ए / 97 
पैट में बरती गयी अनियमितता एवं माननीय लोकायुक्त , बिहार , पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पूर्व 
संचालित विभागीय कार्यवाही के साथ संकल्प ज्ञापांक 12308 दिनांक 17 - 08 - 10 द्वारा अनुपूरक आरोप 
सन्निहित किया गया । 

2. इस बीच श्री ओम प्रकाश प्रसाद , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल , सुपौल के दिनांक 
25 -01 -13 को मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई । श्री प्रसाद के मृत्यु को दृष्टिगत कर उनके विरूद्ध संचालित 
उक्त विभागीय कार्यवाही को संचित करने का निर्णय लिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 491- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


